निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 22 चैत्र 1938 ( श0 ) 
( संo पटना 299) पटना , सोमवार , 11 अप्रील 2016 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 
9 फरवरी 2016 


सं0 22 नि0 सि0 (वीर0 ) - 07 - 08 / 2008 / 255 — श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता , 
बराज अंचल, वीरपुर सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा उक्त पदस्थापन अवधि में बरती गयी निम्न अनियमितताओं के लिए आरोप 
पत्र प्रपत्र क गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 399 दिनांक 22. 05 .08 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के 
नियम - 43 ( बीo) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी: 

( क ) वर्ष 2002 - 03 में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग , वीरपुर क्षेत्रान्तर्गत पश्चिमी तटबंध प्रमण्डल , 
कुनौली के पश्चिमी कोशी तटबंध के 2.25 कि0 मी0 एवं 9. 00 कि0 मी0 पर निर्मित स्पर पर मेसर्स शाम्भवी कन्सट्रक्शन 
द्वारा तथाकथित रूप से कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्य से संबंधित प्रपत्र 24 को हस्ताक्षरित कर मुख्य अभियंता , 
वीरपुर को अग्रसारित करने एवं उक्त के विरूद्ध हुए कुल 13. 114 लाख रूपये का अनाधिकृत भुगतान के लिए आप 
दोषी हैं । 

( ख) उपर्युक्त कार्यों के लिए विभाग द्वारा निर्गत स्थापित नियमों के अन्तर्गत किये गये कार्य का प्रतिवेदन तीन 
दिनों के भीतर विभाग को नहीं भेजना इस बात का परिचायक है कि प्रपत्र 24 में दर्शाए गये विवरणों के अनुरूप कार्य 
नहीं कराया गया । इससे आपकी गलत मंशा जाहिर होती है । 

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी । समीक्षोपरान्त संचालन 
पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, बराज अंचल , वीरपुर 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 11 अप्रील 2016 
( सेवानिवृत दिनांक 31.07.04 ) के विरूद्ध चलायी गयी कार्यवाही कालबाधित श्रेणी में आने के कारण विभागीय कार्यवाही 
को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया । 

उपरोक्त वर्णित स्थिति में श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल , तत्कालीन अधीक्षण अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध 
संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को संचिकास्त किया जाता है । 
उक्त आदेश श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता को संसूचित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सतीश चन्द्र झा , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 299 - 571 + 10 - डी0टी0जी0I 

Website : http :// egazette .bih .nic .in 


